निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 11 


22 फाल्गुन 1940 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

13 मार्च 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-18 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , 

बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

19-19 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

20-20 


नियम , 


उद्धरण। 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 फरवरी 2019 
सं 0 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1) 579 -- वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त 
कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित 
पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

स्थानांतरण का प्रस्ताव 
प्रभात कुमार वर्मा, 

पटना 

राज्य कर अपर आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल अपील 
राज्य कर अपर आयुक्त 
2 . शम्भु कुमार सिंह 

सीतामढ़ी राज्य कर अपर आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल , अपील 
राज्य कर अपर आयुक्त 


गृह जिला 


1 . 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद 
पर अविलम्ब योगदान / प्रभार ग्रहण कर वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


20 फरवरी 2019 
सं 0 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1 ) 580 - वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त 
आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में 
अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

गृह जिला 

स्थानांतरण का प्रस्ताव 


1 


3 


4 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
सारण अंकेक्षण प्रमंडल , छपरा 


1 


नालन्दा 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
भागलपुर अंकेक्षण प्रमंडल , भागलपुर 


2 


मधुबनी 


2 
श्री संजय कुमार , 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
वसूली कोषांग पटना केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 

केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 
श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), 

केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 

श्रीमती सरिता सिन्हा , 

राज्य - कर संयुक्त आयुक्त, 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 

पटना पूर्वी प्रमंडल , पटना 
श्री चौधरी रामनरेश राय, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) 

भागलपुर 


3 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग प्रषिक्षण प्रकोष्ठ 

मुख्यालय, पटना 


रांची 


राज्य - कर संयुक्त आयुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय , पटना 


4 


वैशाली 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, सारण 


5 


दरभंगा 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


3 


12 


13 


श्री रति लाल गणेश, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

केन्द्रीय अंकेक्षण प्रमंडल, पटना 
6 वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), 

मधेपुरा 
मगध प्रमंडल, गया 
श्री राजेशपति त्रिपाठी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

केन्द्रीय अंकेक्षण प्रमंडल, पटना 
7 वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 

भोजपुर 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , आर्थिक 
8 राज्य कर संयुक्त आयुक्त , प्रभारी, 

वैशाली 

अन्वेषण इकाई , मुख्यालय, पटना 
पटना विशेष अंचल 
श्री नीरज कुमार, प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
9 राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 

पटना 

गया अंचल 
गाँधी मैदान अंचल 
श्रीमती बिमला कुमारी, प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
10 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

पटना 

दरभंगा अंकेक्षण प्रमंडल, दरभंगा 
पटना दक्षिणी अंचल 
श्री दिवाकर प्रसाद , 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , मुख्यालय , 
11 राज्य - कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी 

प 0 चंपारण 

पटना 
पटना सिटी पश्चिमी अंचल 
श्रीमती रूबी, प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दानापुर अंचल पलामू 

हाजीपुर अंचल 
श्री नन्द किशोर राज , प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 

गोपालगंज 

दक्षिणी अंचल पटना 
गया अंचल, गया 
श्री नागेन्द्र चौधरी, प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
14 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

पटना 

केन्द्रीय अंकेक्षण प्रमंडल, पटना 
बगहा अंचल, बगहा 
श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रभारी , 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रभारी), 
15 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

रोहतास 

बगहा अंचल 
समेंकित जाँच चौकी, कर्मनाशा 
जाकिर अली अंसारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
16 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 

कटिहार 

पटना विशेष अंचल पटना 
आर्थिक अन्वेषण इकाई, मुख्यालय, पटना 
श्री गोपी चन्द्र सिंह , प्रभारी, 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 

भागलपुर 

पटना सिटी पश्चिमी अंचल पटना 
हाजीपुर अंचल 
श्री दीपक कानन 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय पटना 

दानापुर अंचल 
श्री संजय कुमार प्रसाद 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), 
राज्य - कर संयुक्त आयुक्त , 

गॉधी मैदान अंचल, पटना 
वाणिज्य कर विभाग , प्रषिक्षण प्रकोष्ट , 

मुख्यालय, पटना । 
मो 0 क्यामूल हक अंसारी, 

सारण 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण 
20 राज्य - कर संयुक्त आयुक्त , अंकेक्षण सारण 

तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
प्रमंडल 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद पर 
अविलम्ब योगदान / प्रभार ग्रहण कर वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( हरू ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


17 


18 


पटना 


19 


सारण 


4 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


गृह जिला 


1 


1 


20 फरवरी 2019 
सं 0 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1 ) 581 -- वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त 
कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित 
पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

स्थानांतरण का प्रस्ताव 
2 

3 

4 
श्री प्रमोद कुमार सुमन, 

राज्य कर उपायुक्त, 
राज्य कर उपायुक्त , 

औरंगाबाद 

अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
वसूली कोषांग पटना केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 

श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय , 
राज्य कर उपायुक्त , 

राज्य कर उपायुक्त, 

सारण 
2 वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 

अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना 
श्री दीपक कुमार सेन गुप्ता, 
राज्य कर उपायुक्त, 

राज्य कर उपायुक्त , 

मोतिहारी 
3 वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 

अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
श्री अभिक अवतंश, 

राज्य कर उपायुक्त, 
4 राज्य कर उपायुक्त, 

पटना 

वाणिज्य कर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , मुख्यालय , 
पटना विशेष अंचल 

पटना 
श्री कृष्ण कुमार , 

राज्य कर उपायुक्त , 
5 राज्य कर उपायुक्त, 

गया 

वाणिज्य कर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , मुख्यालय , 
पटना विशेष अंचल 

पटना 


राज्य कर उपायुक्त , 


6 


भागलपुर 


गया अंचल 


7 


श्री प्रियदर्शी रंजन , 
राज्य कर उपायुक्त, 
पटना उत्तरी अंचल 
श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, 
राज्य कर उपायुक्त , 
कदम कुआँ अंचल 
श्री राजकिशोर प्रसाद , 
राज्य कर उपायुक्त, 
सीतामढ़ी अंचल 


भोजपुर 


राज्य कर उपायुक्त , 
मोतिहारी अंचल 


राज्य कर उपायुक्त , 


8 


पटना 


पूर्णिया अंचल 


9 


श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , 
राज्य कर उपायुक्त , 
मोतिहारी अंचल 


पटना 


राज्य कर उपायुक्त, प्रभारी 

लखीसराय अंचल 


10 


बेतिया 


राज्य कर उपायुक्त , सीतामढ़ी अंचल 


श्री महन्थ बैठा , 
राज्य कर उपायुक्त, 

पूर्णियाँ अंचल 

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, 
राज्य - कर उपायुक्त , लखीसराय अंचल 

श्री रणजीत कुमार रंजक , 
राज्य - कर उपायुक्त, भागलपुर अंचल 


11 


नवादा 


राज्य - कर उपायुक्त, वाणिज्य कर 

विभाग मुख्यालय, पटना 


12 


नालंदा 


राज्य - कर उपायुक्त, पूर्णिया अंचल 


श्रीमती गायत्री कुमारी आर्या, 
राज्य - कर उपायुक्त नवादा अंचल 


13 


भोजपुर 


राज्य - कर उपायुक्त, अंकेक्षण मगध 

प्रमंडल 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


5 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद 
पर अविलम्ब योगदान / प्रभार ग्रहण कर वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय , बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( हरू ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


20 फरवरी 2019 
सं 0 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1 ) 582 -- वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर सहायक 
आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में 
अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

स्थानांतरण का प्रस्ताव 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


इन्दु कुमारी, 


1 


रोहतास 


राज्य कर सहायक आयुक्त, 

हाजीपुर अंचल 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 
तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 

निवेदिता, 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

पटना विशेष अंचल 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 


2 


पटना 


समस्तीपुर अंचल 


श्री शिव कुमार , 


3 


भागलपुर 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 

मोतिहारी अंचल 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 


4 


पटना 


हाजीपुर अंचल 


5 


आरा 


राज्य कर सहायक आयुक्त , केन्द्रीय 

अंवेषण ब्यूरों, मुख्यालय, पटना 


6 


पटना 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 

पाटलीपुत्रा अंचल 

प्रतिमा कुमारी, 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

पाटलीपुत्रा अंचल 

निहारिका छवि , 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
पाटलीपुत्रा अंचल 

रेणु कुमारी, 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

पाटलीपुत्रा अंचल 
श्रीमती अंजू कुमारी, 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना उत्तरी अंचल 

कुमारी रश्मि , 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना दक्षिणी अंचल 

श्री विवेक, 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना सिटी पूर्वी अंचल 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बिहार शरीफ अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय 

अंवेषण ब्यूरों, मुख्यालय , पटना 


गया 


7 


प0 चंपारण 


राज्य कर सहायक आयुक्त, 
भागलपुर अंकेक्षण , प्रमंडल भागलपुर 


8 


सारण 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 


9 


भागलपुर अंचल 


3 . 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद 
पर अविलम्ब योगदान / प्रभार ग्रहण कर वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


6 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


गृह जिला 


1 


26 फरवरी 2019 
सं ० 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1) 701 -- वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

पदस्थापन कार्यालय का नाम 
2 3 

4 
श्री नागेन्द्र चौधरी , 

पटना अधिसूचना सं0-580, दि ० 
20.02.19 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

के क्रमांक -14 के कॉलम -4 में 
केन्द्रीय अंकेक्षण प्रमंडल , पटना । 

उल्लेखित पदस्थापन को रद्द करते हुए 
1 . 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त मगध 
प्रमंडल ( अंकेक्षण), गया के पद पर 

पदस्थापित किया जाता है । 
श्री अजय कुमार, 

औरंगाबाद 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मुंगेर 
2 . राज्य कर संयुक्त आयुक्त , प्रभारी , 

अंचल, मुंगेर । 
पाटलीपुत्रा अंचल । 

श्री विनोद कुमार झा , 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त , प्रभारी, वैशाली 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त , प्रभारी, 

पाटलीपुत्रा अंचल । 
मुंगेर अंचल, मुंगेर । 
4 . श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय , 

सारण अधिसूचना सं0-581, दिनांक 20.02.19 
राज्य कर उपायुक्त ( अंकेक्षण) 

के क्रमांक -2 के कॉलम -4 में उल्लेखित 
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर । 

पदस्थापन को रद्द करते हुए राज्य कर 
उपायुक्त , वाणिज्य कर विभाग, प्रशिक्षण 
प्रकोष्ठ , मुख्यालय, बिहार , पटना में 

पदस्थापित किया जाता है । 
श्री शिव कुमार , 

खगड़िया अधिसूचना सं0-582, दिनांक 20.02.19 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

के क्रमांक -3 के कॉलम -4 में उल्लेखित 
मोतिहारी अंचल । 

पदस्थापन को रद्द करते हुए पाटलीपुत्रा 

अंचल में यथावत । 
श्री सुकेश कुमार , 

राज्य कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर 
6 . राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर 

अंचल , हाजीपुर । 
मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल । 


3 . 


5 . 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद 
पर अविलम्ब योगदान / प्रभार ग्रहण कर वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय , बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप – सचिव । 


26 फरवरी 2019 
सं ० 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1) 702 -- वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक 
प्रतिनियुक्त किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम 


गृह जिला 


2 


3 


4 


1 

1 


नवादा 


पटना विशेष अंचल । 


2 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद , 
राज्य कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, बिहार, पटना । 
श्री आकाश कुमार , 
राज्य कर सहायक आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो 
पटना पूर्वी प्रमंडल सम्प्रति हाजीपुर अंचल 
में प्रतिनियुक्त । 


सीवान 


हाजीपुर में प्रतिनियुक्ति को 
समाप्त करते हुए पटना उत्तरी 

अंचल में प्रतिनियुक्ति । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


7 


4 


3 श्री रौशन कुमार , 

मधुबनी 

जी 0 एस 0 टी 0 कोषांग की 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय सम्प्रति 

गाँधी मैदान अंचल में 
जी 0एस0 टी 0 कोषांग मुख्यालय में 

प्रतिनियुक्ति । 
प्रतिनियुक्त । 
श्री कुशेश्वर राउत , 

मधुबनी 

गॉधी मैदान अंचल में 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

प्रतिनियुक्ति समाप्त । 
पटना पश्चिमी अंचल सम्प्रति गॉधी मैदान 

अंचल में प्रतिनियुक्त । 
5 श्री कृष्ण मोहन सिंह , 

वैशाली मुंगेर अंचल में प्रतिनियुक्ति । 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 
अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर प्रमंडल । 
श्री श्रीधर करूणानिधि , 

पूर्णियाँ नवादा अंचल में प्रतिनियुक्ति । 
राज्य कर सहायक आयुक्त 
अन्वेषण ब्यूरो मगध प्रमंडल, गया । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

3. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति कार्यालय में तत्काल प्रभाव से प्रभार ग्रहण कर 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय , बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप - सचिव । 


6 


27 फरवरी 2019 
सं0 6 / गो0-34-2 / 2001-712 / वा 0 कर0 -- श्री मनोज कुमार- II , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा 
को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , बिहार , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 
यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा में वार्द्धक्य सेवानिवृति 
की तिथि ( जो पहले हो) तक के लिए होगी । 

2. श्री मनोज कुमार- II को अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति की अवधि में उन्हें अपने पैतृक 
सम्वर्ग कोटि के वेतनमान् में वेतन देय होगा । 

3. श्री मनोज कुमार- II को न्यायिक सेवा के पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा न्यायिक 
पदाधिकारी को देय है, वहीं सुविधा इन्हें भी अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप - सचिव । 


27 फरवरी 2019 
सं 0 6 / नि ० प्रतिनि0-1-001 / 2009-725 -- वाणिज्य कर विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या -586 
दिनांक 20.02.2019 के द्वारा बिहार वित्त सेवा के नियमावली, 1953 के नियम -33, 34 एवं 35 में संशोधन करते 

हुए 

बिहार 
वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि 80 सप्ताह से घटाकर 40 सप्ताह कर दिया गया है । तदनुसार बिहार 
वित्त सेवा के पदाधिकारियों हेतु बिहार वित्त सेवा नियमावली, 1953 के नियम -33, 34 एवं 35 के परिषिष्ट घ में उल्लेखित 
प्रषिक्षण कार्यक्रम को संशोधित करते हुए बिहार वित्त सेवा के परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदधिकारियों के लिए सरकार द्वारा 
यथा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत होगी : 

परिशिष्ट घ 
बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारियों के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम 
क्र ० प्रशिक्षण प्राप्ति का स्थल / कार्यालय 

प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम 
सं ० 

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 
1 . 

14 ( चौदह ) सप्ताह 
( आधारभूत प्रशिक्षण) 
The National Academy of Customs, Indirect 
Taxes and Narcotics ( NACIN) फरीदाबाद या अन्य 

04 ( चार ) सप्ताह 
समकक्ष संस्थान में GST संबंधित विशेष प्रशिक्षण 
भारत दर्शन एवं पड़ोसी राज्यों में GST अधिनियम से 

02 ( दो ) सप्ताह 
संबंधित " Best Practices " का अध्ययन 


2 . 


3 . 


8 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


क्र ० 
सं ० 


प्रशिक्षण प्राप्ति का स्थल / कार्यालय 


प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम 


4 . 


5 . 


6 . 


कोषागार प्रशिक्षण 
भविष्य निधि प्रशिक्षण 
वाणिज्य कर मुख्यालय में प्रशिक्षण 
राज्य - कर अपर आयुक्त प्रमंडल 
वित्त विभाग 


7 . 


04 ( चार) सप्ताह 
01 (एक ) सप्ताह 
02 ( दो ) सप्ताह 
01 ( एक ) सप्ताह 
01 (एक ) सप्ताह 
01 ( एक ) सप्ताह 
अपील प्रशिक्षण -3 दिन 
न्यायाधिकरण प्रशिक्षण -2 दिन 


8 . 


9 . 


10 . 


01 ( एक ) सप्ताह 


न्यायायिक प्रशिक्षण 
( अपील एवं न्यायाधिकरण ) 
वैट अंकेक्षण 
( राज्य - कर अपर आयुक्त ) 
महालेखाकार अंकेक्षण प्रशिक्षण 
( महालेखाकार / अंचल / मुख्यालय सहित ) 
अंचल प्रशिक्षण 
प्रवर्तन कार्य का प्रशिक्षण 
उपरोक्त प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् पुनः ATI 


11. 


01 (एक ) सप्ताह 


12. 


03 ( तीन) सप्ताह 
02 ( दो ) सप्ताह 


13. 


प्रशिक्षण जिसमें प्रशिक्षुओं के बीच Interactive Session 
का होना एवं Field Training में आई दिक्कतों से 
संबंधित प्रशिक्षुओं का Query एवं सुझाव तथा टेस्ट का 
लिया 

Project Work Power Point 


14 . 


01 (एक ) सप्ताह 


जाना 


Presentation एवं पदाधिकारियों द्वारा लिये गये प्रशिक्षण 


का मूल्यांकन आदि । 


15. 


विभिन्न प्रशिक्षण के लिए मूवमेंट 


कुल 


02 ( दो ) सप्ताह 
40 ( चालीस) सप्ताह 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप - सचिव । 


स्वास्थ्य विभाग 


उच्च 


दायर 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2019 
सं ० 17 / कोर्ट -92 / 2012-98 (17) / स्वा ०, -- माननीय पटना 

न्यायालय में 

अवमाननावाद 
संख्या -2227 / 2012 डा 0 धरणीकांत ईस्सर बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य ( समादेश याचिका संख्या -657 / 2008 से उत्पन्न) 
के आलोक में समादेश याचिका संख्या में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ डा 0 धरणीकांत ईस्सर सेवानिवृत्त सह – प्राध्यापक , 
ई0 एन 0 टी 0 विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय 
विभाग के अधिसूचना संख्या -105 दिनांक 25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या -106 दिनांक 27.01.2017 के आलोक में 
सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत कार्यकारी व्यवस्था के तहत सह – प्राध्यापक के पद पर किये गये पदस्थापन के उपरांत 
उक्त पद पर योगदान की तिथि से वेतनमान - 12,000-16,500 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -05 में अंकित तिथि से 
नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है : 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


9 


क्र ० 


चिकित्सक शिक्षक 


का नाम 


कार्यकारी व्यवस्था के तहत 

सह – प्राध्यापक के पद पर 
पदस्थापन की अधिसूचना संख्या 
एवं योगदान की तिथि 

3 


सह – प्राध्यापक के पद पर 
पूर्व में दी गई नियमित 
प्रोन्नति की अधिसूचना 
संख्या एवं तिथि 

4 


सह - प्राध्यापक के पद पर 
कार्यकारी प्रभार की तिथि से 
प्रस्तावित नियमित प्रोन्नति 

की तिथि 


1 


2 


5 


1 


01.08.1998 


195 ( 17) दिनांक 

25.04.98 
01.08.98 


968(17) 

22.10.05 
द्वारा 18.10.2003 

के प्रभाव से । 


डा ० 

धरणीकांत 
ईस्सर, 
सेवानिवृत्त 
सह – प्राध्यापक , 
ई 0 एन 0 टी 0 विभाग , 
नालंदा चिकित्सा 
महाविद्यालय, 
पटना । 


2 . 


3 . 


उक्त प्रोन्नति के पश्चात् कार्यकारी प्रभार की अवधि के लिए दी गई अतिरिक्त वेतन की राशि का सामंजन करते हुए 
डा 0 ईस्सर को शेष देय राशि का भुगतान किया जायेगा । 
उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विवेकानन्द ठाकुर , अवर सचिव । 


4. 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

8 फरवरी 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र 0 1792 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


क्र ० 


प्रयोजन 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


जिला का 


स ० 


की धारा, 


नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 

जिसके 
तहत शक्ति प्रदान 

की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


विधि व्यवस्था 


गया 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


अगले आदेश 

तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


दि 0 31.12. 


विधि व्यवस्था 


भागलपुर 


जिला पदाधिकारी, गया 
के पत्रांक -614 दि 0 27 . 
01.2019 में अंकित श्री 
नलिन कुमार, भूमि उप 
समाहर्ता, टिकारी , गया । 
जिलाधिकारी, भागलपुर 

के 
पत्रांक -01 दि ० 01.01. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला पदाधिकारी 
नालन्दा के पत्रांक -244 
दि 010.01.2019 में अंकित 
पदाधिकारियों 
1. श्री राकेश कुमार, उप 
विकास आयुक्त , नालन्दा । 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 एवं 

धारा -144 


2019 तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


नालन्दा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


01.01.2019 से विधि व्यवस्था 
31.12.2019 

तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


10 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


2. श्री सौरभ जोरवाल , 
नगर आयुक्त , नगर 
निगम, बिहारशरीफ । 
3. श्री नौशाद अहमद, 
अपर समाहर्ता, नालन्दा । 


, 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


26 दिसम्बर 2018 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र 0 16965 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


क्र ० 


प्रयोजन 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


जिला का 


स ० 


की धारा, 


नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 

जिसके 
तहत शक्ति प्रदान 

की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


31.12.2018 


विधि व्यवस्था 


सीतामढी 


तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला पदाधिकारी, द 0 प्र 0 सं 0 1973 
सीतामढ़ी के पत्रांक- की धारा -21 
2732 दिनांक 15.10.2018 
के साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 
जिला पदाधिकारी, पटना द 0 प्र 0 सं 0 1973 
के पत्रांक -3511 दिनांक की धारा -21 
13.11.2018 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


2 


विधि व्यवस्था 


पटना 


वर्ष 2019 के 

लिए 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


15 नवम्बर 2018 


सं 0 1 / स्था 0 (2) 2303 / 2013-3430 -- वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि ०(2) दिनांक -25.06.2003 तथा 


अधिसूचना संख्या -1802 दिनांक 23.03.2006 के आलोक में बिहार पशुपालन सेवा वर्ग -2 के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य 


कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सनिश्चित वृति उन्नयन 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


11 


योजना) संशोधन नियमावली 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतनमान 10,000-325-15,200 / - रू 0 में उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 


में अंकित तिथि के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


वरीयता क्रमांक 


ऑडिट क्रमांक / 


सं ० 


नियुक्ति बैच 


देय प्रोन्नति की 
तिथि प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 


2 


3 


4 


5 


6 


1 

1 


06.01.1962 


2042 


26.07.2002 


बैच 1989 
बैच 1989 


2 


28.03.1962 


2043 


24.07.2002 


3 


31.12.1964 


2045 


12.07.2002 


श्री सुधांशु कुमार 
श्री लक्ष्मण राम 
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 

बैच 1989 
वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या -1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का 
वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली 22(i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा । 

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार / वित्त ( वैल्दा०नि ० को ०) विभाग, 
बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय 
परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत करेंगे । 

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी 
को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की 
वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 
5. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर , संयुक्त सचिव । 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

18 फरवरी 2019 
सं0 04 / वि0-01-22 / 2008 / 305 - विश्व बैंक परियोजना के तहत संचालित कार्यक्रम " Enhancing Teacher 
Effectiveness in Bihar Operation " के प्रबंधन एवं संचालन हेतु श्री अरविंद कुमार वर्मा ( भा 0 प्र 0 से 0) निदेशक प्राथमिक 
शिक्षा - सह - राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त विश्व बैंक 
TRYGHT Biafa viuifca light " Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Operation " PÁShH 
परियोजना निदेशक अधिसूचित किया जाता है । 
2. पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएं इस हद तक संशोधित समझी जाएंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार, निदेशक ( प्रशासन ) -सह - अपर सचिव । 


गृह विभाग (विशेष शाखा) 


अधिसूचनाएं 

18 फरवरी 2019 
सं0 एल / एच ० जी०-1508 / 2015-1830 --बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सेवा के निम्नलिखित वरीय जिला 
समादेष्टा / जिला समादेष्टा को स्तम्भ -4 में अंकित पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ -5 में अंकित 
कार्यालय के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है: 

2. वरीय जिला समादेष्टा का पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 


12 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


वरीय जिला समादेष्टा का गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 


स्थानांतरित कार्यालय में पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 


नाम 


1 


3 


4 


5 


2 
श्री पवन कुमार सिंह 


1 


सहरसा 


प्रमंडलीय समादेष्टा , भागलपुर 


वरीय जिला समादेष्टा , दरभंगा 
अतिरिक्त प्रभार–जिला समादेष्टा,मधुबनी 
वरीय जिला समादेष्टा, विशेषगण, बिहटा 


2 


श्री विमल कुमार 

शांडिल्य 


सीतामढ़ी 


समादेष्टा , के० प्र ० सं ०, बिहटा 


3 


श्री त्रिलोक नाथ झा 


मधुबनी 


वरीय जिला समादेष्टा , पटना 


वरीय जिला समादेष्टा , भागलपुर 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, नवगछिया 

वरीय जिला समादेष्टा , मुंगेर 


4 


5 


वरीय जिला समादेष्टा, पटना 


मो ० आमिर इसरार 

पटना 

जिला समादेष्टा, बेगूसराय 
अतिरिक्त प्रभार –जिला समादेष्टा , 

लक्खीसराय एवं शेखपुरा 
श्री अनिरूद्ध प्रसाद 

नालंदा 

वरीय जिला समादेष्टा, भागलपुर 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, 

नवगछिया 
जिला समादेष्टा का पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 
जिला समादेष्टा का नाम 

वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 


3 . 


गृह जिला 


स्थानांतरित कार्यालय में पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 


3 


1 

1 


2 
श्री जयंत प्रताप सिंह 


सारण 


5 

जिला समादेष्टा, नालंदा 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, नवादा 

जिला समादेष्टा, छपरा 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा , वैशाली 


2 


मो ० फैज आलम 


मुजफ्फरपुर 


4 
जिला समादेष्टा, वैशाली 
अतिरिक्त प्रभार – मुख्यालय , पटना 

जिला समादेष्टा, कटिहार 
अतिरिक्त प्रभार - जिला समादेष्टा, 

किशनगंज 
जिला समादेष्टा, सीतामढ़ी 
अतिरिक्त प्रभार- जिला समादेष्टा, 

शिवहर 
जिला समादेष्टा, औरंगाबाद 


3 


श्री हर्षवर्द्धन 


मुजफ्फरपुर 


जिला समादेष्टा , कटिहार 


4 


श्रीमती रश्मि 


पटना 


जिला समादेष्टा , रोहतास 
अतिरिक्त प्रभार- जिला समादेष्टा, कैमूर 

जिला समादेष्टा, औरंगाबाद 


5 


श्री रितेश 

कुमार 

पाण्डेय 


वाराणसी 
( उ०प्र०) 


जिला समादेष्टा, सीवान 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा , 

छपरा एवं गोपालगंज 


co 


डॉ ० अशोक कुमार प्रसाद । भोजपुर 


जिला समादेष्टा, समस्तीपुर अतिरिक्त 
प्रभार -जिला समादेष्टा , मधुबनी 


जिला समादेष्टा, मोतिहारी 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा , बेतिया 

एवं बगहा 
जिला समादेष्टा , सीवान 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, गोपालगंज 


7 


श्रीमती ममता कुमारी 


सारण 


जिला समादेष्टा, मुंगेर 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, 

जमुई 
जिला समादेष्टा, दरभंगा 


8 


श्री गौतम कुमार 


बांका 


जिला समादेष्टा , मुजफ्फरपुर 
अतिरिक्त प्रभार-जिला समादेष्टा, समस्तीपुर 

जिला समादेष्टा, जमुई 


9 


श्री दिलीप कुमार 


पटना 


जिला समादेष्टा, सुपौल 


10 


श्री संजय कुमार 


वैशाली जिला समादेष्टा , मोतिहारी 

जिला समादेष्टा , सीतामढ़ी 

अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा,शिवहर 
श्री रितेश कुमार पाण्डेय , जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीवान का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के 
आलोक में किया गया है, फलतः उन्हें स्थानांतरण भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 

5. उपरोक्त सभी स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारी अपने नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग 
को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


w 


18 फरवरी 2019 
सं 0 एल / एच ० जी०-1508 / 2015-1831 -- बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित वरीय जिला 
समादेष्टा / जिला समादेष्टा को वर्तमान पदस्थापन के अतिरिक्त स्तम्भ -5 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार अगले 
आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है: 

वरीय जिला समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार 


वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 


अतिरिक्त प्रभार 


वरीय जिला समादेष्टा | गृह जिला 
का नाम 


क्र ० 


2 


3 


5 


1 

1 


श्री राणा अमरेन्द्र कुमार | भोजपुर 
दीपक 


4 
वरीय जिला 
समादेष्टा , 

सहरसा 


अतिरिक्त प्रभार-जिला समादेष्टा, सुपौल एवं मधेपुरा 


2 


श्री संदीप कुमार 


मुंगेर 


वरीय जिला समादेष्टा, पूर्णियाँ 


अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, किशनगंज 


3 


अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा , जहानाबाद एवं अरवल 


श्री अखिलेश कुमार दरभंगा 
ठाकुर 


वरीय जिला समादेष्टा , गया 
अतिरिक्त प्रभार -जिला समादेष्टा, 

जहानाबाद 


3. जिला समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार 


जिला समादेष्टा का नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 


अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 


3 


4 


5 


1 
1 


2 
श्री अनिल कुमार 

सिंह 


सारण 


जिला समादेष्टा, खगड़िया 


अतिरिक्त प्रभार –जिला समादेष्टा, बेगूसराय, लक्खीसराय एवं 

शेखपुरा 
अतिरिक्त प्रभार- जिला समादेष्टा, बक्सर 


2 


श्री अनुज कुमार 


नवादा 


जिला समादेष्टा ,भोजपुर 


4. उपर्युक्त सभी वरीय जिला समादेष्टा / जिला समादेष्टा उपर्युक्त कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हुए 
विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


18 फरवरी 2019 
सं 0 एल / एच ० जी०-1508 / 2015-1832--बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित प्रमंडलीय समादेष्टा को 
वर्तमान पदस्थापन के अतिरिक्त स्तम्भ -5 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया 
जाता है: 

प्रमंडलीय समादेष्टा का | गृह जिला वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 
नाम 


अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 


2 


3 


4 


5 


1 

1 


श्री जयंत कुमार 


रोहतास 


प्रमंडलीय समादेष्टा , मुजफ्फरपुर 
अतिरिक्त प्रभार – प्रमंडलीय समादेष्टा, 

दरभंगा एवं छपरा 
जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर 


अतिरिक्त प्रभार – प्रमंडलीय समादेष्टा, दरभंगा, छपरा, 
भागलपुर , सहरसा, समादेष्टा, के ० प्र० सं०, बिहटा, समादेष्टा, 
विशेषगण, बिहटा एवं समादेष्टा, विशेषगण, भागलपुर 


2. श्री जयंत कुमार, प्रमंडलीय समादेष्टा , मुजफ्फरपुर उपर्युक्त कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हुए विभाग 
को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


14 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


सं 0 2 / थाना - 10-07 / 2018 गृ0 आ0-306 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं ह 0 ) 

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना । 
द्वारा: - वित्त विभाग 

पटना, दिनांक 10.01.2019 
विषयः- पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना परिसर में टी 0 ओ 0 पी 0 का सृजन एवं उसके 

संचालन हेतु कुल -14 ( चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति । 
आदेशः- स्वीकृत । 

पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में मरीजों का इलाज 
कराने आये उनके तीमारदारों एवं अन्य असामाजिक तत्वों के साथ संस्थान में कार्यरत डॉक्टर एवं कर्मचारियों के बीच बहुधा 
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे संस्थान के डॉक्टर एवं कर्मी अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं । नालन्दा 
चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल परिसर की स्थायी सुरक्षा एवं संस्थान में कार्य कर रहे डॉक्टर एवं कर्मियों की समुचित सुरक्षा 
हेतु उक्त संस्थान के परिसर में टी 0 ओ0 पी 0 का सृजन किया जा रहा है । 

सुरक्षा एवं विधि -व्यवस्था के संधारण हेतु पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय 
अस्पताल, पटना परिसर में टी 0 ओ0 पी 0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 14 ( चौदह ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान 
की गई है : 
पदनाम वेतन स्तर ( Level) 

पदों की संख्या 
पुलिस अवर निरीक्षक 

L - 6 
सहायक अवर निरीक्षक 

L - 5 
सिपाही 

L - 3 

14 ( चौदह ) 


क्र ० 


1 . 


1 

1 


2 . 


3 . 


12 


कुल पद 


3. पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना परिसर में टी 0 ओ0 पी 0 के सृजन एवं उसके संचालन हेतु 
कुल -14 ( चौदह) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल -58,73,800 / -( अंठावन लाख तिहत्तर हजार आठ 
सौ ) रूपये मात्र है । 
4. उपर्युक्त राशि की निकासी बजट शीर्ष -2055 - पुलिस -109 जिला पुलिस -0001 जिला कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड 
सं0-22-2055001090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय पुलिस 
अधीक्षक , पटना होंगे । इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी । 
6. टी 0 ओ 0 पी 0 एवं पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


आदेश से , 


दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


मूल वेतन 


परिशिष्ट - क 
पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना परिसर में टी 0 ओ 0 पी 0 का सृजन एवं उसके 
संचालन हेतु कुल -14 ( चौदह ) पदों पर होने वाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी : 
क्र ० पदनाम पदों की सं ० 

वार्षिक व्यय 
1 . पुलिस अवर निरीक्षक 

35400 

35400X1X12 = 424800 
II सहायक अवर निरीक्षक 

29200 

29200X1X12 = 350400 
III सिपाही 

12 

21700 

21700X12X12 = 3124800 
कुल 14 

योग : 

3900000 


I 


1 

1 


2. 


195000 


3 . 


14X1000X12 


168000 


4 . 


624000 


महंगाई भत्ता - सभी वेतन के योग का 5 % 
चिकित्सा भत्ता - सभी कोटि को 1000 रु 0 प्रतिमाह 
मकान किराया भत्ता -16 % 
राशन मनी भत्ता - पदों के लिए 3000 , 
वाहन भत्ता- (I) क्रमांक I एवं II को @ 2500 रु 0 प्रतिमाह 

(II) क्रमांक III को @ 200 रु 0 प्रतिमाह 


5 . 


504000 


6 . 


14X3000X12 
2500X2X12 
200X12X12 


60000 


28800 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


15 


7 . 


वर्दी भत्ता-(I) क्रमांक I एवं II को @ 11000 रु 0 वार्षिक 

(II ) क्रमांक III को @ 10000 रु 0 वार्षिक 
परिवहन भत्ता- (I) क्रमांक I से III को @ 1500 रु 0 प्रतिमाह 


8 . 


11000X2 

22000 
10000X12 

120000 
14X1500X12 

252000 

58,73,800 
( अंठावन लाख तिहत्तर हजार आठ सौ ) रुपये मात्र । 

आदेश से 
दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


कुल योग 


. 


सं 0 2 / थाना - 10-08 / 2018 गृ0 आ0-11270 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


. 


पटना, 


सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं ह0 ) 

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना । 
द्वारा: - वित्त विभाग 

दिनांक 05.12.2018 
विषयः 

भोजपुर जिलान्तर्गत आरा से छपरा पथ में आरा - छपरा बॉर्डर पर ओ0 पी 0 का सृजन एवं उसके संचालन 

हेतु कुल -17 ( सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति । 
आदेश 

स्वीकृत । 
2 . 

यातायात प्रबंधन, वाहन चेकिंग , सुरक्षा एवं विधि -व्यवस्था के संधारण हेतु भोजपुर जिलान्तर्गत आरा से 
छपरा पथ में आरा - छपरा बॉर्डर पर ओ0 पी 0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 17 ( सत्तरह ) पदों के सृजन की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है : 
पदनाम 

वेतन स्तर (Level) 

पदों की संख्या 
पुलिस अवर निरीक्षक 

L - 6 
सहायक अवर निरीक्षक 

L - 5 
हवलदार 

L - 4 
4 . सिपाही 

L - 3 
चालक सिपाही 

L - 3 

17 ( सतरह ) 


क्र ० 


1 . 


2 


2 . 


2 


3 . 


2 


10 


5 . 


1 


कुल पद 


3. भोजपुर जिलान्तर्गत आरा से छपरा पथ में आरा - छपरा बॉर्डर पर ओ 0 पी 0 के सृजन एवं उसके संचालन हेतु 
कुल -17 ( सतरह ) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल -68,33,484 / - ( अड़सठ लाख तैंतीस हजार चार 
सौ चौरासी) रूपये मात्र है । 

4. उपर्युक्त राशि की निकासी बजट शीर्ष -2055 - पुलिस -109 जिला पुलिस -0001 जिला कार्यकारी दल एवं 
विपत्र कोड सं0-22-2055001090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी 
पुलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा होंगे । इस राशि की निकासी जिला कोषागार , आरा से की जायेगी । 
5. ओ 0 पी 0 एवं पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 

परिशिष्ट - क 
भोजपुर जिलान्तर्गत आरा से छपरा पथ में आरा - छपरा बॉर्डर पर ओ 0 पी 0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु 
कुल -17 ( सतरह ) पदों पर होने वाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी : 
क्र ० पदनाम पदों की सं ० 

वार्षिक व्यय 
1 . पुलिस अवर निरीक्षक 
2 

35400X2X12 = 849600 
॥ सहायक अवर निरीक्षक 

29200X2X12 = 700800 
हवलदार 

25500 

25500X2X12 = 612000 
IV सिपाही 

21700 

21700X10X12 = 2604000 
V चालक सिपाही 

21700 

21700X1X12 = 260400 
कुल 17 

योग : 

5026800 


मूल वेतन 


35400 


- 


2 


29200 


2 


10 


1 


16 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


2 . 


251340 


3. 


204000 


4. 


402144 


महंगाई भत्ता - सभी वेतन के योग का 5 % 
चिकित्सा भत्ता - सभी कोटि को 1000 रु 0 प्रतिमाह 

17X1000X12 
मकान किराया भत्ता -8 % 
राशन मनी भत्ता - पदों के लिए 3000 , 

17X3000X12 
वाहन भत्ता- (II) क्रमांक | एवं || को @ 2500 रु 0 प्रतिमाह 

2500X4X12 
(III) क्रमांक III, IV एवं V को @ 200 रु 0 प्रतिमाह 200X13X12 


5 . 


612000 


6 . 


120000 
31200 


7 . 


वर्दी भत्ता– (1) क्रमांक | एवं || को @ 11000 रु 0 वार्षिक 

(II) क्रमांक III , IV एवं V 
10000X13 


11000X4 
10000 रु 0 वार्षिक 


44000 
130000 


को @ 


8 . 


चालक भत्ता -1000 रु 0 प्रतिमाह 


कुल योग 


1X1000X12 

12000 

68,33,484 
( अड़सठ लाख तैंतीस हजार चार सौ चौरासी) रुपये मात्र । 

आदेश से , 
दुर्गेश कुमार पाण्डेय , उप - सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

14 फरवरी 2019 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( नि ० को ० ) सीतामढ़ी-11 / 2016-411970 / ग्रा ० वि ० --विभाग के निम्नांकित तीन ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी - सह - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गंभीर कदाचार / भ्रष्टाचार के आरोप में अधोलिखित अधिसूचना 
द्वारा निलंबित हैं : 
क्र ० 

निलंबित ग्रामीण विकास विभागीय अधिसूचना सं 0 /तिथि 
सं ० 

पदाधिकारी का नाम 
श्री लोकेन्द्र यादव 334392 / 31.10.2017 

समाहरणालय , पटना 
2 . श्री विनित कुमार सिन्हा 

319501 / 28.07.2017 

समाहरणालय , पटना 
एवं संशोधित 

336987 / 14.11.2017 
3 . 346249 / 04.01.2018 

समाहरणालय , पटना 


निलंबन मुख्यालय 


1 . 


श्री प्रमोद कुमार 


उप विकास आयुक्त , पटना के पत्रांक 92 दिनांक 17.01.2019 द्वारा यह सूचित किया गया है कि 
उक्त तीनों निलंबित ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के जीवन निर्वाह भत्ता का 
भुगतान वेतन शीर्ष निर्धारण एवं आवंटन के अभाव में एक वर्ष से ज्यादा की अवधि से नहीं किया जा सका है । 

अतएव विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त पदाधिकारियों के निलंबन मुख्यालय का पुनर्निर्धारण 
निम्नवत किया जाता है : 
क्र ० निलंबित ग्रामीण विकास पूर्व का निलंबन मुख्यालय 

नवनिर्धारित निलंबन मुख्यालय 
सं ० 

पदाधिकारी का नाम 
श्री लोकेन्द यादव 

समाहरणालय , पटना प्रखंड कार्यालय , पटना सिटी 
श्री विनित कुमार सिन्हा समाहरणालय , पटना प्रखंड कार्यालय , 

पटना सिटी 
समाहरणालय , पटना प्रखंड कार्यालय , 

फुलवारीशरीफ 
विभागीय अधिसूचना संख्या 334392 / 31.10.2017 , 319501 / 28.07.2017 एवं संशोधित 
336987 / 14.11.2017 , 346249 / 04.01.2018 की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी। 
उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राधा किशोर झा , संयुक्त सचिव । 


1 . 


2 . 


3 . 


श्री प्रमोद कुमार 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


17 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

5 मार्च 2019 
सं 0 05 / स्था0-146 / 2007 / 1745 - आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल , मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह, बि 0 प्र 0 से 0, आयुक्त 
के सचिव, मुंगेर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त - सह - सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के 
निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 

सं 0 05 / स्था0-146 / 2007 / 1745 -- आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर से प्राप्त पत्र के आलोक में मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो0 अब्दुल रज्जाक , बि 0 प्र0 से 0, आयुक्त के सचिव, 
भागलपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त - सह - सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्यों के 
निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेन्द्र नाथ, उप - सचिव । 


VIGILANCE DEPARTMENT 


BIHAR, 

PATNA 


FORM No.I 


DECLARATION 


(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009 , and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

The 6th February 2019 
No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya .) -01/ 2019--629 --WHEREAS , It is alleged that Sri 
Subodh Kumar Jha the then District Manager, State Food Corporation , Purnia 
(Parent Department, Block Panchayati Raj Officer Under Panchayati Raj 
Department Bihar, Patna ), Slo Late Kishori Jha, Permanent Address - Ahiyari 
Ghat , P.S. - Kamtaul, district - Darbhanga, At Present - House No. - 35A, Road No. 
- 02, Manas Marg , Shivpuri , P.S. - Shastri Nagar, District- Patna, while holding the 
post of Sri Subodh Kumar Jha the then District Manager, State Food Corporation , 
Purnia (Parent Department, Block Panchayati Raj Officer Under Panchayati Raj 
Department Bihar, Patna ) and serving in different capacities in the State of Bihar , 
committed an offence under clause (e ) of sub -section ( 1) of Section 13 of the 
Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance 
P.S. Case No. Case No.101/ 2015dated 05-12-2015. 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevantmaterials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above 
mentioned criminal misconduct by said Sri Subodh Kumar Jha the then District 
Manager, State Food Corporation , Purnia (Parent Department, Block Panchayati 
Raj Officer Under Panchayati Raj Department Bihar , Patna), who has accumulated 


18 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt 


means . 


AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the 
said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the 
application by the Special Court Established under sub -section ( 1) of Section 3 of Bihar 
Special Courts Act, 2009; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
Section 5 of Bihar Special Courts Act , 2009, the State Government do hereby declare 
that the said offence be dealtwith under the provision of Special Courts Act, 2009 . 

By the order of the Governor of Bihar 
Sd./Illegible, Additional Chief Secretary . 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


19 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


वाणिज्य कर विभाग 


: 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

26 फरवरी 2019 
सं 0 6 / गो0-34-05 / 2016 ( खण्ड -1 ) 703_ - पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या -580, 581 एवं 
582 दिनांक 20.02.2019 में निम्न रूपेण संषोधन किया जाता है : 

( i) अधिसूचना संख्या -580, दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -5 के कॉलम -4 में " अंकेक्षण तिरहुत 
प्रमंडल , सारण के स्थान पर " अंकेक्षण सारण प्रमंडल , छपरा " पढ़ा जाये । 

(ii ) अधिसूचना संख्या -580, दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -16 के कॉलम -3 में गृह जिला 
" कटिहार " के स्थान पर " शेखपुरा " पढ़ा जाये । 

(iii ) अधिसूचना संख्या -581, दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -12 के कॉलम -3 में गृह जिला 
" नालंदा " के स्थान पर " भोजपुर " पढ़ा जाये । 

(iv) अधिसूचना संख्या -581, दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -13 के कॉलम -3 में गृह जिला 
"भोजपुर " के स्थान पर " नालंदा" पढ़ा जाये । 

( v) अधिसूचना संख्या -582 , दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -5 के कॉलम-2 में वर्तमान पदस्थापन 
" पाटलिपुत्रा अंचल " के स्थान पर " पटना मध्य अंचल " पढ़ा जाये । 

(vi) अधिसूचना संख्या -582, दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -6 के कॉलम -2 में वर्तमान पदस्थापन 
" पाटलिपुत्रा अंचल " के स्थान पर " पटना मध्य अंचल " पढ़ा जाये । 

( vii) अधिसूचना संख्या -582 , दिनांक 20.02.19 के क्रमांक -4 के कॉलम -2 में वर्तमान पदस्थापन 
" पाटलिपुत्रा अंचल " के स्थान पर " पटना पश्चिमी अंचल पढ़ा जाये । 
शेष यथावत् रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

जनक राम , उप – सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


शुद्धि - पत्र 

14 फरवरी 2019 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 (निको० ) सीतामढ़ी-11 / 2016-412042/ ग्रा वि ० -- विभागीय अधिसूचना संख्या 411970 
दिनांक 14.02.2019 में अंकित पटना सिटी के स्थान पर पटना सदर पढ़ा जाय । 
अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राधा किशोर झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 13 मार्च 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 281 -- मैं बिकाश कुमार , पिता श्री शत्रुधन उपाध्याय सकिन बेलवापोस्ट अवरैया थाना मुफसिल बानूछापर ओपी 
निवासी हूँ । शपथ पत्र संख्या 12687 दिनांक 26.7.2018 से घोषित करता हूँ की मेरा सही नाम विकास उपाध्याय हैं और मैं 
इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा । 


बिकाश कुमार । 


No. 281 - I, Bikash Kumar, Son of Mr. Shatrudhan Upadhyay . Village Belwa , Post 
Auraiya , Police Station Mufassil Banu Chhapar OP, From the Affidavit Number 12687 , 
Affidavit Date 26.7.2018 . I am declare that my right name is Vikas Upadhyay and I will go 
and known this by name. 

Bikash Kumar . 


, 


No. 295 -- I, Sushil Kumar Ram , S /o Sh . Balkeshwar Ram , Vill - Sarfora , P.S. 
Tarari, Distt – Bhojpur , Bihar from now and onwards my name will be known as Sushil 
Kumar, Refer Afvt . No. 17443/ 13.12.2018 . 

Sushil Kumar Ram . 


सं 0 307 -- मैं , नीलू अब से नीलू सिंह के नाम से जानी जाऊंगी ( शपथ पत्र सं 0 27151 दिनांक 15.12.2018) । 

नीलू । 


सं 0 308 —- मैं , नवनीत, पिता - श्री रमन सिंह, बेउर , पटना, शपथ पत्र 194 दिनांक 7.2.19 द्वारा घोषणा करता हूं कि 
अब से नवनीत सिंह नाम से जाना जाऊंगा । 

नवनीत । 


सं 0 309 —- मैं , सौम्या, पिता - श्री सुभिम शर्मा, शास्त्रीनगर, पटना, शपथ पत्र 713 / 06.02.19 द्वारा घोषणा करती हूं 
कि अब से सौम्या शर्मा नाम से जानी जाऊंगी । 


सौम्या । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


